सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 चैत्र , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


137 राँची , बुधवार , 


30 मार्च , 2022 ( ई ० ) 


) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

29 मार्च , 2022 
संचिका सं०-13 / 

निकाजी०-09 / 2021-131 / नि ० - काजी अधिनियम 1880 
संख्या -12 की कंडिका -2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के 
राज्यपाल के आदेश से श्री अब्दुस्समी , पिता - स्व ० हाजी नूर मोहम्मद , निवासी - सरफराज 
चौक , हिन्दपीड़ी , था ० - हिन्दपीड़ी , जिला - रांची , पिन -834001 झारखण्ड को राँची जिलान्तर्गत 
भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह अनुष्ठानित करने तथा प्रमाण - पत्र देने हेतु 
काजी की अनुज्ञप्ति देते हैं एवं उन्हें विवाह निबंधक घोषित करते हैं । 
नोटः - काजी अधिनियम 1880 की धारा -2 के अन्तर्गत वर्णित कारणों के आधार पर 
सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


- 


3 


सुमन कैथरीन किस्पोट्टा , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 137 -- 50 


